रजिस्ट्री सं डी एल - 33004/99 


REGD. NO . D . L .- 33004 / 99 


सयपवजयते 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PARTI - Section 3 - Sub - section (ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 153 ) 
No. 153 ]] 


नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 10 , 2004 / माघ 21 , 1925 
NEW DELHI, TUESDAY , FEBRUARY 10 , 2004/MAGHA 21, 1925 


- 


- 


- 


संस्कृति विभाग 
( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2004 


का . आ . 183 ( अ). -- केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि इसके साथ उपाबद्ध स्थल मानचित्र और राजस्व अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन 
संस्मारक शेख अली की गुमटी राष्ट्रीय महत्व का है ; 


अब, इसलिए , प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 की उप धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने इरादे का इसके द्वारा नोटिस देती है । 


उक्त प्राचीन स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के लिए कोई आपत्ति राजकीय राजपत्र में इस अधिसचूना को जारी किए जाने की 
तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर उक्त प्राचीन स्मारक में रुचि लेने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जिस पर महानिदेशक, भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली- 110011 द्वारा विचार किया जाएगा । 


457 GI/ 2004 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II _ SEC . 3(ii) ] 


डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली, स्थित शेख अली की गुमटी का स्थल मानचित्र 


उत्तर 


1000 


100 200 - 300 400 


मीटर 


-- 


" 


.. 


.. 


मन्दिर 


वरूण 
मार्ग 


गुरुद्वारा 


भीष्म 
पितामह 
मार्ग 


ॐ मन्दिर 
राजकीय वरिष्ठ उच्चतर विद्यालय 


डिफेंस कालोनी 


यू . एन. डी. पी. 


. क्लब 


नेहरू होम्योपैथी महाविद्यालय 


नोट 


प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र : 


[ भाग II - - खण्ड 3(ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


मिल जाता,बादल,त्याला या काम कलियाका 


डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली, स्थित शेख अली की गुमटी के संरक्षण के लिये अनुसूची 


क्रम 


राज्य 


जिला 


तहसील इलाका 


स्मारकास्थल 


स्वामित्व 


परिसीमा 


संख्या 


का नाम 


मानचित्र के वर्ग मीटर 
अनुसार सम्मिलित अथवा एकड़ 
किया जाने वाला अथवा हेक्टेयर 
क्षेत्र 

में सम्मिलित क्षेत्र 


1 


दिल्ली दक्षिण 


डिफेंस डिफेंस 
कालोनी कालोनी 


शेख अली 
की गुमटी 


स्थल मानचित्र 
के अनुसार 


8828. 25 वर्ग 
मीटर अथवा 


2 . 18 एकड़ 


अथवा 


0. 88 हेक्टेयर 


__ सरकार एवं उत्तर : कॉलोनी रोड , एम. सी . 
भूमि एवं 

डी . पार्क तथा ए - ब्लॉक 
विकासविभाग डिफेंस कालोनी 

दक्षिण : कॉलोनी रोड, एम. सी . 

डी. पार्क तथा ए- ब्लॉक , 

डिफेंस कालोनी 
पूर्व : को. एजूकेशन हाई स्कूल 

तथा सी - ब्लॉक डिफेंस 

कालोनी 
पश्चिम : कॉलोनी रोड, एम. सी . 

डी . पार्क तथा डिफेंस 
कालोनी मेन बाजार 


[ फा . सं. 2 - 9/ 2004 - स्मा . ] 
रमेश चन्द्र मिश्र, अपर महानिदेशक तथा संयुक्त सचिव 


DEPARTMENT OF CULTURE 
( ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA) 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 9th February , 2004 


S .O . 183 (E ). — Whereas the CentralGovernment is of the opinion that the ancient monument, Gumti of Shaikh Alias 
specified in the Schedule and the Site Plan annexed hereto , is of national importance; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Sub -section (1) of Section 4 of the Ancient Monuments and 
Archaeological Sites and Remains Act , 1958 (24 of 1958 ), the Central Governmenthereby gives notice of its intention to 
declare the said ancient monument to be ofnational importance; 


Any objection to the declaration of the said ancient monument to be of national importance, may bemade within a 
period of two months from the date of issue of this notification in the Official Gazette , by any person interested in the said 
ancient monument which will be taken into consideration by the Director General, Archaeological Survey of India, New 
Delhi - 110011 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - Sec , 3 ( ii)] 


SITE PLAN OF GUMTI OF SHAIKH ALI 

AT 
DEFENCE COLONY , NEW DELHI. 


1000 
E 


100 200 300 400 
tt 

NIETER 


TEMPLE 


VARIN 
MARG 
. 


• GURUDWARA 


BHISHMA 
PITAMAH 
MARG 


DEFENCE COLONY 


. TEMPLE 
GOVT. S. SCHOOL 


UNDP 


• CLUB 


NEHRU HOMEO COLLEGE 


NOTE 


AREA PROPOSED FOR PROTECTION : 


[ TI - Uus 3 ( 1)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


SCHEDULE FOR PROTECTION OF GUMTIOF SHAIKH ALI SITUATED IN DEFENCE COLONY, 

NEW DELHI 


Si. 


State 


District Tehsil 


Locality 


Ownership 


Boundary 


No. 


Name of 
monument/ 
site 


Area to be Area to be 
included in included 
the protection Square meters / 
as per plan Sq. yards/Acres/ 

Hectare 


elhi 


South 


Defence Defence Gumti of 
Colony Colony Shaikh Ali 


As per site 
plan 


8828 .25 sqm 
ог 
2 . 18 Acre 
or 
0 .88 Hectare 


Government North : Colony Road , MCD 
( L & DO ) park and A -Block , Defence 

Colony. 
South : Colony Road , MCD 
park and A - Block , Defence 
Colony . 
East : Co - Education High 
School and C - Block 
Defence Colony. 
West : Colony Road , MCD 
Park , Defence Colony , 
Main Market. 


[F. No. 2-9/ 2004 -M ] 
R . C .MISRA, Addl.Director General and Jt. Secy. 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


